शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 / 2013-2015 . " 


" बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्कके 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से . भिलाई. दिनांक 
30-05-2001. " 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 536 ] 


रायपुर , बुधवार, दिनांक 21 अक्टूबर 2020 


आश्विन 29 , शक 1942 


सहकारिता विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर , दिनांक 16 अक्टूबर 2020 


अधिसूचना 


2 . 


3 . 


क्रमांक / एफ 15-35 / 15-02 / 2019 / 6 / 45.- छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 
16 - ग की उप - धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि 
साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये " जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख 
सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019 विभाग के अधिसूचना क्र . / एफ 15-35 / 15-02 / 2019 / 6 / 7 दिनांक 
26-07-2019 जारी की गई थी । 

पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव दिनांक 27.07.2020 द्वारा जिला राजनांदगांव में विद्यमान 89 
सोसाइटियों का पुनर्गठन कर 40 नवीन सोसाइटियों का गठन करना प्रस्तावित किया है, जिसके लिए विभाग द्वारा जिला 
राजनांदगांव के समितियों के पुनर्गठन हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ 15-35 / 15-02 / 2019/6/8 दिनांक 
31-08-2020 जारी की गई, जिसमें हितबद्ध पक्षकार या किसी व्यक्ति से दिनांक 10-09-2020 तक दावा आपत्ति 
प्रस्तुत करने हेतु समयावधि निर्धारित की गई थी 

। 
निर्धारित समयावधि में जिला राजनांदगांव की समितियों के पुनर्गठन हेतु 70 दावा / आपत्ति प्राप्त हुई । विभाग 
के पत्र दिनांक 01-10-2020 द्वारा उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव को प्राप्त दावा / आपत्तियों का निराकरण 
करने हेतु प्रेषित किया गया । उप पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव के प्रतिवेदन दिनांक 08-10-2020 द्वारा 21 
दावा / आपत्तियां अमान्य करने तथा 49 दावा / आपत्तियां मान्य करने का अभिमत विभाग को प्रेषित किया गया है एवं 
सोसाइटियों के पुनर्गठन से संबंधित संशोधित अनुसूचियां प्रेषित की गई है । 

विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक / एफ 15-35 / 15-02 / 2019/6/7 दिनांक 26-07-2019 की कंडिका 
क्रमांक -5 की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव के प्रतिवेदन दिनांक 
08-10-2020 एवं पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ के प्रतिवेदन दिनांक 12-10-2020 पर विनिश्चय उपरांत, राज्य 
शासन एतद्वारा जिला राजनांदगांव में विद्यमान 89 सोसाइटियों का पुनर्गठन कर अनुसूची दो एवं तीन में उल्लेखित 43 
नवीन सोसाइटियों का गठन करने एवं अनुसूची एक में उल्लेखित सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में संशोधन करने की 
कार्यवाही हेतु " जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019 " 
एवं अनुसूची एक, दो एवं तीन को अंतिम रूप से अभिप्रमाणित कर प्रकाशित करता है । 


4 . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

पी.एस. सर्पराज, उप - सचिव. 


1071 


1072 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2020 


जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की 

पुनर्गठन योजना, 2019 


01 . 


02 . 


( छ) 


संक्षिप्त नाम , प्रारंभ तथा विस्तार : 

यह योजना "जिला राजनांदगांव , छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की 

पुनर्गठन योजना, 2019 कहलाएगी । 
( ख ) यह योजना छत्तीसगढ़ राजपत्र ( असाधारण) में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगी । 
( ग ) यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य के जिला राजनांदगांव की उन प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों 

के लिए लागू होगी, जो अनुसूची एक , दो एवं तीन में अधिकथित है । 
परिभाषाएँ 

: - इस योजना में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो : 
( क ) " अधिनियम " से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 ( क्र . 17 सन् 1961 ) | 

" नियम से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 | 
" पुनर्गठन ” से अभिप्रेत है, इस योजना में अधिकथित अनुसार किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र 
आस्तियों, दायित्वों तथा सदस्यता आदि का किसी अन्य सोसाइटी को भागतः या पूर्णतः अन्तरण अथवा 

विभाजन द्वारा नवीन सोसाइटी का गठन । 
( घ) " प्रभावित सोसाइटी ” से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिससे किसी अन्य सोसाइटी को 

कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो । 
( ङ ) " परिणामी सोसाइटी " से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिसे किसी प्रभावित सोसाइटी का 

कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो । 
( च ) " नवीन सोसाइटी " से अभिप्रेत है, कोई ऐसी सोसाइटी जो विद्यमान नहीं हो परन्तु जिसे इस योजना 

के परिणामस्वरूप रजिस्ट्रीकृत किया जाए । 

"बैंक से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य की जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, राजनांदगांव । 
( ज ) " रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार अथवा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी 

अधिनियम, 1960 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार की शक्तियां जिसे प्रयोक्त हो. 
पुनर्गठन की रीति : 

किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र, आस्तियों, दायित्वों, कर्मचारी वृन्द तथा सदस्यता आदि को 

किसी अन्य एक या अधिक विद्यमान सोसाइटियों को भागतः या पूर्णतः अन्तरित करके , या 
( ख ) किसी विद्यमान सोसाइटी या सोसाइटियों को दो या अधिक नवीन सोसाइटियों में विभाजित करके, या 
(ग ) किसी विद्यमान सोसाइटी या किन्हीं विद्यमान सोसाइटियों को उक्त ( क ) एवं ( ख ) दोनों में उल्लेखित 

रीतियों से ; किया जायेगा । 
पुनर्गठन नियत तिथि से 
( क ) " अनुसूची - एक ” के कॉलम ( 2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम ( 3) में 

अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कार्यक्षेत्र उसी के समक्ष कॉलम ( 4) में 
अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा । 
" अनुसूची - दो " के कॉलम ( 2) में अधिकंथित विद्यमान सोसाइटियों का विभाजन कॉलम (3) में 
अधिकथित नवीन सोसाइटियों में हो जाएगा तथा ऐसी नवीन सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र कॉलम (4) में 

उनके समक्ष अधिकथित अनुसार होंगे । 
( ग ) " अनुसूची - तीन ” के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3) में 

अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम ( 4) में 
अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा तथा कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष 

कॉलम (5) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों का कार्यक्षेत्र हो जाएगा । 
सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व : 
( क ) प्रभावित सोसाइटियों के अपवर्जित कार्यक्षेत्र से संबंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व उन परिणामी 
सोसाइटियों को अन्तरित हो जाएंगे जिन्हें ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र अन्तरित 

हुए 


03 


04 . 


: 


( 
ख 
) 


05 . 


हों । 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2020 


1072 ( 1 ) 


ख 


06 . 


07 . 


प्रभावित सोसाइटियों के ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र जिनसे नवीन सोसाइटियों का गठन हो रहा हो, से 

सम्बंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व नवीन सोसाइटियों की सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व होंगे । 
( ग ) आस्तियों तथा दायित्वों का विभाजन करने के लिए सामान्यतया 30 जून, 2019 की स्थिति में सदस्यों 

पर अवशेष ऋण को आधार माना जाएगा । 
रजिस्ट्रेशन / निरसन : 
( क ) इस योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप जिन नवीन सोसाइटियों का गठन होना आशायित होगा 

उनके रजिस्ट्रीकरण के आदेश, प्रमाण पत्र तथा उपविधियां रजिस्ट्रार के द्वारा या उसके अधीनस्थ ऐसे 
संयुक्त / उप / सहायक रजिस्ट्रार के द्वारा तैयार किये एवं जारी किये जाएंगे, जो अधिनियम की धारा 

9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने के लिए सशक्त होगा । 
( ख ) जहाँ आवश्यक हो वहाँ ऐसी प्रभावित सोसाइटियों, जिनके अस्तित्व को बनाये रखना आवश्यक नहीं 

होगा, के रजिस्ट्रीकरण को सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित विधि अनुसार रद्द किया जावेगा । 
कर्मचारीवृन्द 
( क ) नवीन सोसाइटियों में प्रबन्धक की नियुक्ति नियमों के अनुसार की जाएगी । 
( ख ) प्रभावित सोसाइटियों के कर्मचारीवृन्द अन्तरित कार्यक्षेत्र के अनुरूप परिणामी सोसाइटियों के कर्मचारी 

हो जाएंगे । 
अधिकार , हित और कर्तव्य आदि : 
( क ) परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित, कर्तव्य बाध्यताएँ 

आदि उनमें ही निहित होंगी । 
( ख ) नवीन सोसाइटियों में उनके कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित कर्तव्य, बाध्यताएँ आदि 
निहित होंगी 

। 
विवाद : - इस योजना से प्रभावित सदस्यता, आस्तियों, दायित्यों एवं कर्मचारीवृन्द विषयक कोई भी विवाद 
अधिनियम की धारा 64 के अधीन संयुक्त पंजीयक / पंजीयक द्वारा निराकृत किया जाएगा । 
आदेश जारी करने की शक्तियां : - इस योजना के क्रियान्वयन में आने वाले कठिनाइयों, समस्याओं, विवादों 
आदि को दूर करने तथा योजना के क्रियान्वयन को सुकर बनाने के लिए राज्य सरकार तथा रजिस्ट्रार ऐसे 
अनुषांगिक और परिणामिक आदेश कर सकेंगे जैसा कि परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो, यह और भी कि 

रजिस्ट्रार समय - समय पर ऐसा निर्देश / मार्गदर्शन भी जारी कर सकेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे । 
संलग्न : अनुसूची – एक , दो एवं तीन 

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

पी.एस. सर्पराज, उप - सचिव. 


08 . 


09 . 


10 . 


जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की 

पुनर्गठन योजना 2019 


अनुसूची - एक 


क्र . 


अपवर्जित कार्यक्षेत्र 
(ग्रामो का नाम ) 


1 


3 


1 


परेवाडीह 


2 


मुड़पार 


3 


विद्यमान सोसाइटी जो प्रभावित है 
( प्रभावित सोसायटी) 

2 
आ.जा.सेवा सहकारी समिति मर्यादित 
मटिया 
कृषक सेवा सहकारी समिति मर्यादित 
घुमका पं.क्र .1145 
सेवा सहकारी समिति मर्यादित , उपरवाह 
पं.क्र .707 
वृत्ताकार सेवा सहकारी समिति मर्यादित, 
बढ़ईटोला पं.क्र .80 
वृत्ताकार सेवा सहकारी समिति मर्यादित, 
सलौनी पं.क्र .1019 
सेवा सहकारी समिति मर्यादित, उपरवाह 
पं.क्र.707 


विद्यमान सोसाइटी जिसमें अवर्जित क्षेत्र 
जुड़ा है ( परिणामी सोसाइटी) 

4 
आदिम जाति सेवा सहकारी समिति 
मर्यादित उमरवाही 
सेवा सहकारी समिति मर्यादित , उपरवाह 
पं.क्र .707 
सेवा सहकारी समिति मर्यादित , सांकरा, 
पं.क्र .2038 
सेवा सहकारी समिति मर्यादित, मुड़ीपार पं. 
क्र .878 
सेवा सहकारी समिति मर्यादित , बजार 
अतरिया, पं.क्र.102 
वृहत्ताकार सेवा सहकारी समिति मर्यादित , 
सोमनी पं.क्र.121 


इन्दावानी 


4 


गर्रापार 


5 


डुडा, चदैनी 


6 


फरहद 


1072 ( 2 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 21 अक्टूबर 2020 


अनुसूची - दो 


क्र. 


नवीन सोसायटी 


नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र 

(ग्रामों का नाम ) 


1 


3 


4 


1 


मुड़पार 


विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है 
(प्रभावित सोसायटी) 

2 
सेवा सहकारी 

समिति 
मर्यादित मेढ़ा 
आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. 
मड़ियान पं.क्र .1375 
सेवा सहकारी समिति मर्या. पनियाजोब पं . 
क्र.1069 


2 


चारभाठा 


3 


ठाकुरटोला 


4 


सेवा सहकारी समिति मर्या. ढ़ारा पं.क्र. 
1436 


अछोली 


5 


आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. 
आंतरगांव पं.क्र .02 


छछानपहरी 


कुरूंभाठ, मुरमुंदा, मुडपार, डुण्डेरा , बधियाटोला, 
छिरपानी, रामनगर, राजकट्टा 
आलेदण्ड, घोरतलाव, भगवानटोला, मोहनपुर , 
चारभाठा, बजरंगीडीह, फतेगंज, बंजारी 
कुम्हड़ाटोला, भेलवाटोला, सेंदरी, ठाकुरटोला ( से), 
खूबाटोला, कल्यानपुर, 

बिछीटोला, भोथली, 
गजमर्रा 
कन्हारगांव, लोहझरी , देवकट्टा, लतमर्रा, 
सण्डीडीह, अछोली, बछेराभाठा, भरीटोला, 
लेडीजोब, करवारी, कलकसा, भैंसरा, जटकन्हार, 
धुसेरा, नागतराई, हरनसिंगी 
दाऊटोला, बरारमुण्डी, आटरा, भर्राटोला, 
बहोरनभेड़ी, छछानपहरी, थुहाडबरी, हितागोटा, 
ठेठवार लंझिया, ब्राम्हणलंझिया 
विचारपुर , ठाकुरबांधा, मिरचे, मुड़पार, डुमरपुंचा, 
मुरेर, टाटेकसा, केशालडबरी , खैरी , पांगरी, 
छुईखड़का, बोगाटोला, हेमलकोहड़ो, दक्कोटोला 
मक्के 
बिटाल, मांझीटोला, मांगाटोला, होड़ीटोला, 
आमाटोला, रैनूटोला, खोर्राटोला, राजाटोला, 
सिंघाभेड़ी, जंतरगुंडरा, हांडीटोला , एड़मागोंदी, 
डोंगरगाँव, कहाड़कसा, तिरपेमेटा, हज्जूटोला , 
दुवालगुंडरा, लाताकोड़ो, जरहाटोला, रेंगाकठेरा 
तेंदूनाला, दर्राबांधा, विचारपुर नवागांव 


6 


आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. 
चिल्हाटी पं.क्र .03 


विचारपुर 


आमाटोला 


7 


आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. 
ढांढूटोला पं.क्र .04 


8 


सेवा सहकारी समिति मर्या. तिलईरवार पं . 
क्र.1159 


तेंदूनाला 


9 


समिति 


मर्या . 


दीवानभेंडी 


सेवा सहकारी 
अर्जुनी पं.क्र .63 


कोहका 


दिवानभेंडी, बीजाभांठा, गिरगांव , 

जारवाही , 
टोलागांव, मारगांव, झींका 
ओडारबांध 
कोहका, दीवानझिटिया , नाथु नवागांव , ढाबा, 
पेण्डरवानी, जामसरारखुर्द, मलईडबरी 
लखोली, कन्हारपुरी, खैरा, रवेली, जंगलेशर 


11 


कन्हारपुरी 


भर्रेगांव 


10 | सेवा सहकारी समिति मर्या. तुमड़ीबोड़ पं.क्र . 

148 
वृहत्ताकार सेवा सहकारी समिति मर्या. ढाबा 

पं.क्र .155 
12 | वृहत्ताकार सेवा सहकारी समिति मर्या. 

सुरगी पं.क्र .51 
13 | वृहत्ताकार सेवा सहकारी समिति मर्या. 

गठुला पं.क्र .71 
14 | कृषक सेवा सहकारी समिति मर्या. घुमका 

पं.क्र .1145 


पार्टीखुर्द, कुसमी, भरेगांव, मोखला 


रेंगाकठेरा 


भैंसातरा 


पटेवा 


रेंगाकठेरा , डारागांव, खपरीकला, मकरनपुर, 
सिंगपुर, मोहबा 
भैसातरा, जोगीदल्ली, अमलीडीह, ढाबा, 
कौहाकुडा, बहेराभाठा, मालाडबरी, कलेवा, 
कुंवारझोरकी, नागलदाह, सहसपुरदल्ली, कलकसा, 
भरकाटोला, बाटगांव, टुरीपार 
पटेवा, मासुल, मानपुर , इरईकला , इरईखुर्द, 
खजरी, बोटेपार, जुरलाखुर्द, खपरीचमार, 
रिवागहन, अउरदा, दर्रा 
मुरमुंदा, जराही, मोहदी, चारभांठा, बिरेझर, 
भदेरा - नवागांव, भालूकोन्हा, टेमरी 
मुतेडा, नवागांव , सलिहा, कौडिया, पांडुका, 
अछोली, बोरी, कामठा, मण्डला, पासलखैरा 
हरदी 
बफरा, मडौदा, बिडौरी , बावली, धनगांव, गोदरी , 
परसुली, जुनवानी, घुमर्रा, बोदागढ़ 


मुरमुंदा 


कामठा 


15 वृहत्ताकार सहकारी समिति मर्या. सलौनी 

पं.क्र.1019 
16 | वृह.सेवा 

मर्या.जालबांधा 
पं.क्र .977 


सह.समिति 


मडोदा 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2020 


1072 ( 3 ) 


17 | सेवा सहकारी समिति मर्या. बाजार अतरिया 

पं.क्र .102 


भोरमपुरकला 


जोरातराई, मदनपुर, भोरमपुरकला, सिघौरी, 
चिंगली 


18 | आ.जा.सेवा सहकारी समिति मर्यादित 

गोटाटोला 


मटेवा 


आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. 
रेंगाकठेरा पं.क्र.11 


सोमाटोला 


परसुटोला, मरापीटोला, बावडुटोला, अडमागोंदी, 
मोचर, मुकादाह, ककईपार , बागदोह, केशला, 
पलांदूर, मचांदूर, ढुटीटोला, गिधाली, कंगलूटोला, 
चिहकाटोला, मटेवा, कुम्हली, बिरसिंगटोला 
सोमाटोला, घांसीटोला, मुरारगोटा, 
दनगढ, जोबटोला, पदगोंदी, खमटोला, 
पुतरगोंदीकला, कट्टापार, पुतरगोंदीखुर्द, 
बिरझूटोला, बोगाटोला, दुगाटोला, आमाडुला , 
पद्दाटोला, कोडेमरा, साल्हेजलहल 
चारभाठा( कु.), मोतीपुर , नादिया , कुल्हाड़ी, 
गोटाटोला , धनगांव ( कु . ), मानिकपुर 
पांगरीकला, पांगरीखुर्द, पथरी, साल्हे , मनहोरा , 
बीरूटोला 
आयबांधा 


चारभाठा ( कु ) 


20 | आदिम जाति सेवा सहकारी समिति 

मर्यादित कुमर्दा 
सेवा सहकारी समिति मर्या. गिदर्रा पं.क्र .375 


पांगरीखुर्द 


22 | आदिम जाति सेवा सहकारी समिति 
मर्यादित उमरवाही 

सहकारी समिति मर्या. 
शिकारी महका पं.क्र .1171 


23 / सेवा 


भोलापुर. 


झिथराटोला 


24 | सेवा सह.समिति मर्या.महराजपुर 


भोलापुर, पांडेटोला, झालाटोला, बैरागीभेड़ी, 
दीवानटोला 
झिथराटोला, शिकारीटोला, रीयाटोला, मगरधोखरा, 
बनियाटोला, कल्लूटोला 
बरछाटोला 
लालूटोला, बापूटोला, पिनकापार, 

पिनकापार, नवागांव, 
मासुलजोब, पाटेकोहरा, रानीतलाव, सडकबंजारी, 
कुबराडीह, भंडारपुर, बिसाहटोला 
गहिराभेडी, पंडरीपथरा, बेलरगोंदी, हैदलकोडो 


लालूटोला 


गहिराभेड़ी 


25 | सेवा सहकारी समिति मर्या. साल्हेटोला पं . 

क्र .1235 
26 | सेवा सहकारी समिति मर्या. नचनिया पं.क्र . 

1384 


रामपुर 


गेरूखदान, 


आमगांव , जामगांव , कोसमर्रा, गोगले, कनसिंघा, 
रामपुर, 

बैगासाल्हेवारा, मुरूम, 
तिरीनखपरी, मदुराही (विरान ), अकलकुंआ, 
बरगाही, कोपरो, भठली, सिंगबोरा, ग्वालमुन्डी, 
चोभर, बगारझोला, कल्लेपानी, 

, पंडरीपानी, 
झिलमिली, मरकाटोला, बकोना (विरान ), पिपराही 
(विरान) 
किरगी, रूपाकाठी, रीवागहन 


27 | सेवा सहकारी मिति मर्यादित खुर्सीपार पं.क्र . 


किरगी 


333 


28 | सेवा सहकारी मिति मर्यादित खुज्जी 
29 सेवा सहकारी मिति मर्यादित रामपुर 
30 सेवा सहकारी समिति मर्यादित , सिंघोला 


रानीतराई 


रूदगांव , भाखरी, रातापायली 
सुखरी, छुईखदान, मोखली 
आलीखूटा , भोथीपार कला, महराजपुर, रानीतराई, 
भोथीपार खुर्द, धामनसरा , उसरीबोड़ 
सुकुलदैहान, बम्हनी, लिटिया, गातापार, धनगांव, 
हरदी, टेका, कन्हारडबरी 


31 


सेवा सहकारी समिति मर्यादित , भानपुरी 


सुकुलदैहान 


अनुसूची - तीन 


क 


नवीन सोसाइटी 
जिसमें अपवर्जित 
क्षेत्र जुड़ा है 


1 


5 


विद्यमान सोसाइटी जिसमें 
अवर्जित क्षेत्र 

जुड़ा 

है 
(परिणामी सोसाइटी) 

4 
आ.जा. सेवा सहकारी 
समिति मर्या. रेंगाकठेरा 
प.क्र. 11 


विद्यमान सोसाइटी 

अपवर्जित कार्यक्षेत्र 
जो प्रभावित है 

( ग्रामो का नाम ) 
(प्रभावित क्षेत्र) 
2 

3 
आ.जा. सेवा | देवरसुर, गुंजमौहा, लमती 
सहकारी समिति 
मर्या. मोहला 
प.क्र . 13 

गल्लेटोला, बम्हनी, नाडेकल, भोजटोला, 
माधोपुर, सांगली, चिरचारी , बोटेझर, 
मरकाटोला, 

अढईकट्टा, डंडासुर, 


1 


भोजटोला 


1072 ( 4 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2020 


पांडरवानी-2, धनेगांव , गोटाटोला , करमरी , 
कुरूभट्टी, देहले, नाटीपार, नरसूटोला, मारी , 
मुरेर, मंडावीटोला, चिलाडबरी, चांवरगांव, 
भगवानटोला, हिडकोटोला, मडियानडीह, 
सुवरबोड़, मडियानवाडवी, हिडकोटोला, 
मिस्त्री, वासडी, 
वासडी, बंजारी, 

बंजारी, छुरियाडोंगरी, 
पाटनवाडवी, खुनेरा, साल्हे, टेमली, ईहोड़ा, 
भुरकुंडी, तोयागोंदी , पाटनखास, पथरेल 
उरईडबरी 


2 


सेवा सहकारी 
समिति मर्या. 
ला.ब.नगर 
प.क्र. 144 


सेवा सहकारी समिति 
मर्या.कोलिहापुरी पं.क्र .939 


रामाटोला 


झण्डातलाव, हीरापुर, रानीतलाव, रामाटोला, 
मोतीपुर, रामपुर 


3 


3 


आ.जा.सेवा सहकारी 
समिति मर्यादित बोरतलाव 
पं.क्र .1079 


आदिम जाति सेवा 
सहकारी 

समिति | बुढ़ानछापर 
मर्या. सीतागोटा 

पीटेपानी, बांसपहाड़, मांगीखुंटा, कारूटोला, 

भालूकोन्हा, बागरेकसा 
सेवा सहकारी 

टेकापार, 
समिति मर्या. ईटार 


बागरेकसा 


4 


981 


सेवा सहकारी समिति 
मर्यादित मुढ़ीपार 878 
वृहत्ताकार सेवा सहकारी 
समिति मर्यादित बढ़ईटोला 
80 


कलकसा 


पांडादाह 


5 


गाड़ाडीह 


नवागांव, चांदगढी, खम्हारडीह , 
बरपेलाटोला, झरझराघाट , 

पांडादाह, 
बेंद्रीडीह, जंगलपुर, घुघरीटोला, साल्हेवारा, 

रौंनाभाठा, पिपलाकछार 
वृह.सेवा सह.समिति | चिखलदाह 
मर्या.अमलीपारा 

लालपुर, सण्डी , गाडाडीह, 

मुडपार, 
कमलनारायणपुर, ढोलियाकन्हार, पेन्ड्रीखुर्द, 
केराबोरी, लिमतरा, मालुद, गेन्ड्रा, दिलीपपुर , 

खमतराई, मोंगरा, खजरी, कांचरी, धरमपुरा 
सेवा सहकारी | हीरावाही 
समिति मर्या. 
आमदनी पं.क्र .116 

देवरी, मारूटोलाखुर्द, कटंगीखुर्द, 
अरचाडबरी, गहिराटोला , बैहाटोला, कोडेगांव, 
कुसयारी, कोहकाबोड 


6 


वृहत्ताकार सेवा सहकारी 
समिति मर्या. अमलीपारा 
पं.क्र .979 


बैहाटोला 


7 


बादराटोला 


सेवा सहकारी 

सेवा सहकारी समिति 
समिति मर्यादित | सांगिनकछार 

मर्यादित तिलईरवार 
कोकपुर पं.क्र .117 

पं.क्र .1159 
सेवा सहकारी 

सहकारी समिति 
सोमाझिटिया, तुमड़ीलेवा, चिरचारीखुर्द मर्यादित खुर्साटिकुल पं.क्र. 

1110 
आतरगांव, बिटाल , 

बिटाल, खुर्सीपार , पदगुड़ा, 
पान्डुका, लक्ष्मणभरदा, तेलगांन, बागद्वार, 

करेठी 
सेवा सहकारी बादराटोला, केरेगांव 
समिति मर्यादित 
बंशीबंजारी 

सहकारी 
खुर्साटिकुल 

समिति मर्यादित कुमरदा 
पं.क्र .1110 
वृहत्ताकार सेवा 

सेवा सहकारी समिति 
खपरीसिदार 
सहकारी समिति 


8 


आ.जा.सेवा 


9 


मर्या. मुढ़ीपार 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2020 


1072 ( 5 ) 


टोलागांव 


10 / सेवा 


सेवा सहकारी समिति 


मर्यादित गठुला 


बघेरा 


11 


मर्या. बढ़ईटोला पं . | घोठिया , खुर्सीपार, दामरी, टोलागांव, 
क्र .80 

बोईरडीह, रूसे, जूरलाकला, रीवागहन, 

प्रकाशपुर 

सहकारी कांकेतरा 
समिति मर्यादित 
पदुमतरा 

शिकारीटोला 
सेवा सहकारी | बघेरा, जराही , शिकारीटोला, मुढहीपार, 
समिति मर्या. | झुराडबरी, पचपेडी, 

पचपेडी, परसबोड़, नवागांव, 
उपरवाह पं.क्र .707 फुलझर, बिरेझर, मौहाभांठा, ककरेल 

सहकारी गाड़ाभांवर, 
समिति मर्या. 
रूवातला पं.क्र .944 

डारागांव 


-- 


12 | सेवा 


सेवा सहकारी समिति 


मर्या.मुसराकला 


सेवा सहकारी समिति 
मर्या, बेलगांव 


पलांदुर, खैरबना, छीपा, डोड़की, बडे कुसमी, 


छीपा 


छोटे कुसमी 


सह.समिति 


मर्या.मानपुर 


खरदी 


आ.जा.सेवा 


13 | आदिम जाति सेवा नवागांव 

आ.जा.सेवा 
सहकारी समिति 
मर्या. भरीटोला पं.क्र . दिघवाडी, एटेगर्दा, माण्डरी, वाको, हथरा , 
08 

डोकला, सरोली, सम्बलपुर, करियागोदी, 
खडगांव, खरदी, हिलचुर, भटगांव, कोसमी, 
पुसवाडा, पेंदूर, ताडो, दोरबा, बोरियामोकासा, 

बोरियाठेकेदारी 
14 

सह. भांडुर, जक्के , 

जक्के, घोड़ागांव , 

घोड़ागांव , कुम्हड़कट्टा, 
समिति मर्या.मानपुर 

पदभरी 
कोण्डे, कोण्डाल, कोरकोट्टी, रैनवाही, 

हनईकलकला 
15 

आदिम जाति सेवा | सीतागांव, लेखेपाल, टाटेकसा, मिचगांव , 
सहकारी समिति | हलान्जुर 

एडसमेटा, 

कुन्जकन्हार, 
मर्या. औंधी पं.क्र.7 सेण्डावाही, कन्दाडी, 

मुरझर, 

हलोरा, 
पिटेमेटा, आमाकोडो, बड़मा , कोहका, 
बेलगांव, कारेकटटा, रेतेगांव, पनाहुर, मुचर, 
महका, हुरेली, हुरवे, दोड़दे, मदनवाड़ा, 
बोरकन्हार, कलवर, मुंजाल, कुण्डकल 


सीतागांव 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2020 . 


